xनिबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 चैत्र 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 544 ) पटना , बुधवार , 10 अप्रील 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

12 मार्च 2019 
सं० 7 / स्था0 - 1 - 4 - 06 / 2008 / साo - प्र0 - 3430 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 16264 
दिनांक 16.02.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में राज्य के श्रम न्यायालयों में पीठासीन पदाधिकारी के पद पर 
निम्नवत् पदस्थापन हेतु सात ( 07 ) न्यायिक पदाधिकारियों की सेवा श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अगले आदेश 
तक सौंपी जाती है: 


क्र०सं० 


पदस्थापन 


3 


__ 1 


नाम एवं पदनाम 

2 
श्री कुमार अमित मनु, 
सब जज - सह - ए0सी0जे0एम0 , अररिया । 
श्री राहुल कुमार, सब जज - सह - ए0सी0जे0एम0 , 
नवगछिया ( भागलपुर ) । 
श्री राजेश कुमार द्विवेदी, 
ए0सी0जे0एम0 - सह - सब जज, दरभंगा । 
श्री प्रशांत कुमार, 
सब जज - सह - ए0सी0जे0एम0 , भागलपुर । 
श्री अजय कुमार नं0 - I, 
ए०सी०जे०एम० - सह - सब जज, दरभंगा । 


पीठासीन पदाधिकारी, 
श्रम न्यायालय, पूर्णियाँ । 
पीठासीन पदाधिकारी , 
श्रम न्यायालय, मोतिहारी । 
पीठासीन पदाधिकारी, 
श्रम न्यायालय, पटना । 
पीठासीन पदाधिकारी , 
श्रम न्यायालय, मुंगेर । 
पीठासीन पदाधिकारी, 
श्रम न्यायालय , बेगूसराय । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 10 अप्रील 2019 


क्र०सं० 


नाम एवं पदनाम 

2 
श्री जितेश कुमार, सचिव , डी०एल०एस०ए० , 
सीतामढ़ी (सिविल जज, सीनियर डिवीजन ) । 
श्री संदीप अग्निहोत्री, सचिव, डी0एल0एस0ए0 , 
नवादा (सिविल जज , सीनियर डिवीजन ) । 


पदस्थापन 

3 
पीठासीन पदाधिकारी , 
श्रम न्यायालय, छपरा । 
पीठासीन पदाधिकारी, 
श्रम न्यायालय , मुजफ्फरपुर । 


बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 544-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


